रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


. 


. 


.. 


. 


REGD . NO. D . L .- 33004/96 


मत्यपेयजा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3-~~-उप - खण्ड ( i ) , 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 
. " 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं0 399 ] 
No. 399 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 1996 / आषाढ़ 21, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12 , 1996 /ASADHA 21, 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उद्योगमंत्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1998 
का . आ . 497 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, बेंटफोर्ड इलैक्ट्रिक ( इंडिया ) लिमिटेड ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम, 1987 ( 1987 
का 36 ) की धारा 14 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारी उद्योग विभाग में निदेशक श्री हरमिंदर राज सिंह को श्री पी . डी . 
सेठ जिन्हें अधिसूचना सं. का . आ . 757 ( अ ), तारीख 31 अगस्त, 1995 के द्वारा संदाय आयुक्त नियुक्त किया गया था , के स्थान पर निदेशक के रूप में अपने 
नित्यप्रति के कर्तव्यों के साथ - साथ उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तात्कालिक प्रभाव से, संदाय आयुक्त नियुक्त करती है । 


[ फा . सं. 10 - 40/ 87-- पी . ई. - 1 ] 

ए. के . महापात्र, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Heavy Industry ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th July , 1996 
S . O . 497 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 14 of the Brentford Electric (India ) 
Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1987 ( 36 of 1987 ), the Central Government hereby appoints Shri 
Harminder Raj Singh , Director in the Department of Heavy Industry, as the Commissioner of Payments for the purposes of the 
said Act, in addition to his current duties as Director with immediate effoct vice Shri P .D . Seth who was appointed as Commis 
sioner of Payments vide notification No . S. 0 . 757 ( E ), dated the 31st August, 1995 . 

[ F. No. 10 -40/ 87 - PE -I] 

A. K . MOHAPATRA, It. Secy . 
1705 GI/ 96 


Printed by the Manager , Govt. of India Pro , Ring Road, Mayapurt, Now Dolhi- 11006 

and Published by the Controller of Publications Delhi-110054 - - 1996 


